रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD . No. D.L.- 33004/ 99 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 18052020-219418 

CG- DIL - E - 18052020-219418 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1332 ] 
No. 1332 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/ वैशाख 25, 1942 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15 , 2020 /VAISAKHA 25 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 मई, 2020 


का . आ . 1491( अ ).- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, 
खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH16 के कि.मी. 284 से कि.मी. 
355 ( पुंटला तो तंगी ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन 
और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 
" 03.07.2019 " को " सम्बाद " और "धरित्री दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है 


2050 GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH16 के कि.मी. 284 से कि.मी.355 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना 

सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : उड़ीसा 


जिले का नाम : गंजाम 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का 
संख्या 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : खालीकोट 


गांव का नाम : गुरापाली 


1 


222 


निजी 


पदर -१ 


10.0162 


खली परिडा , पिता- मोहन परिडा 
( २२२ ) 


2 


224 


निजी 


पदर -१ 


10.004 


खली परिडा , पिता- मोहन परिडा 
( २२४ ) 


3 


1238 


सरकारी 


पतित 


0.0161 


ए.जे.ए 
( २३८ ) 


14 


329 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.0085 


एम्.कालिआ पात्र ,पिता 

एम् . 

कटारी 
पात्र एबं अन्य 
( ३२ ९ ) 


पति- डाक साहू 


15 


329 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.0016 


अनीता 

साहू, 
(३२९ / १५७१ (पि )) 


6 


330 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.032 


एम्.कालिआ पात्र , पिता- एम् . कटारी 
पात्र, एबं अन्य 
( ३३० ) 


7 


330 


निजी 


बरसाधारा - २|| 0.0068 


आर्तत्राण महापात्र , पिता- गोपाल चंद्र 
महापात्र 
( ३३० / १५४६ ( पि ) ) 


| भाग || —खण्ड 3 ( ii) | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


तपन कुमार पाल , पिता- गोदाबरी 


| 8 


330 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.0068 


पाल 


( ३३० / १५६ ९ ( पि ) ) 


रक्षित 


(O 


331 


सरकारी 


नाल 


0.006 


( ३३१ ) 


10 


333 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.0404 


श्री जेना बुधिआनी ठकुराणी 
( ३३३ ) 


11 


334 


सरकारी 


रास्ता 


0.008 


सर्वसाधारण 
( ३३४ ) 


12 


336 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.0522 


एम् . राधीअम्मा , पति- एम् . मालू . 
( ३३६ ) 


13 


336 


निजी 


बरसाधारा - २ || 0.0073 


रश्मिता परिडा , पति- हटिआ परिडा 
( ३३६ / १६२६ ( पि ) ) 


एम् . राधीअम्मा , पति- एम् . मालू 


14 


337 


निजी 


बरसाधारा - १ || 0.004 


15 


338 


निजी 


बरसाधार-२ 


0.0222 


ए. लक्ष्मी पात्र , पति- ए . लक्ष्मण पात्र 
( ३३८ ) 


16 


339 


निजी 


बरसाधार-२ 


0.008 


ए. लक्ष्मी पात्र, पति- ए. लक्ष्मण पात्र 
( ३३ ९ ) 


. 


17 


340 


निजी 


बरसाधार-२ 


10.0045 


मंजूबाला मल्लिक , पति- रमेश चंद्र 
मल्लिक 
(३४० /१४६७( पि )) 


के . दण्डपाणि पात्र , पिता- के . लोका 


18 


349 


निजी 


बरसाधारा -१ || 0.004 


पात्र 


( ३४ ९ ) 


के . गोबिंद पात्र , पिता- के . भागीरथी 


19 


350 


निजी 


बरसाधारा -१ || 0.0117 


पात्र 


( ३५० ) 


पति- डाक साहू 


20 


350 


निजी 


बरसाधारा -१ || 0.0053 


अनीता 

साहू, 
( ३५० / १५७० ( पि ) ) 


सुमन कुमार महाराणा , पिता. सूर्य 
नारायण महाराणा 
( ३५० / १८६३ ( पि )) 


121 


350 


निजी 


बरसाधारा -१ || 0.0102 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii ) ] 


22 


351 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.0162 


शाकम्बरी साहू, पति . भगबान साहू 
(३५१ / १४८२ ( पि )) 


23 


351 


निजी 


बरसाधारा - १ || 0.0048 


शाकम्बरी साहू, पति . भगबान साहू 
(३५१ /१४८० (पि )) 
भास्कर साहू , पिता . नारायण साहू 
( ३५१ /१६०८ ( पि )) 


24 


351 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.0194 


25 


351 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.012 


हर्ष सामल , पिता- भिकारी सामल 
(३५१ / १८३६( पि )) 


126 


351 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.0154 


गणपति परिडा , पिता- आनंद परिडा 
( ३५१/१८६८( पि )) 


27 


351 


निजी 


बरसाधारा - १ || 0.015 


गीतांजलि परिडा , पति- अनिल परिडा 
( ३५१/१८०६ (पि )) 


28 


351 


निजी 


बरसाधारा -१ || 0.0062 


गोली सींग , पति . बिजय सींग 
( ३५१/१८४० (पि ) ) 


29 


353 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.0138 


गोली सींग , पति . बिजय सींग 
( ३५३/१७११ ( पि ) ) 


30 


1353 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.0166 


सधबानी प्रधान , 

पति . प्रकाश प्रधान 
( ३५३/१८२२ (पि )) 


सन्ता गौड़ , पिता- काशीनाथ गौड़ एवं 


31 


354 


निजी 


बरसाधारा 


१ || 0.0182 


अन्य 


( ३५४ ) 


32 


354 


निजी 


बरसाधारा - १ || 0.0082 


के . पद्मनाव रेड्डी , पिता- त्रिनाथ रेड्डी 
( ३५४/१६० ९ (पि ) ) 


एम् . पुनिआ पात्र पिता- एम् . नारायण 


33 


355 


निजी 


बरसाधारा - १ || 0.0566 


पात्र 


(३५५ ) 


34 


593 


निजी 


बिल दोफसली || 0.0138 


सीमांचल साहू , पिता. खली साहू 
( ५ ९ ३/ १६६३ (पि )) 


35 


1593 


निजी 


बिल दोफसली || 0.0186 


एम् . सत्यभामा पात्र , पति- खैरा पात्र 
( ५ ९ ३/ १८५८ ( पि ) ) 


, 


36 


594 


निजी 


बिल दोफसली || 0.041 


एम् . अगाधू पात्र , एम् . साकिल पात्र , 
पिता- एम् . भुबनि एवं अन्य 
( ५ ९ ४ ) 


TTT 11_UE 3 (ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


37 


596 


निजी 


बिल दोफसली || 0.0364 


बुरुंडी लक्ष्मण पात्र , पिता- बुरुंडी 
बुधिआ पात्र एबं अन्य 
( ५ ९ ६ ) 
बुरुंडी लक्ष्मण पात्र , 

पिता- बुरुंडी 
बुधिआ पात्र एवं अन्य 
( ५ ९ ७ ) 


38 


597 


निजी 


बिल दोफसली || 0.0082 


कुल 


0.5962 


[ WT, H. NHAI/ 11019/ 02/ Bhubaneswar - Puintola( LA 3a 2018 / PIU / BBSR /3A3/3D3 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th May , 2020 
S.O. 1491( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii) 
issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred 
to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four- laning, etc.), maintenance, management and 
operation of NH16 on the stretch of land from Km 284 to Km 355 (Puintola - Tangi ) in the district of GANJAM 
in the state of ODISHA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Sambad ” and “ Dharitri” both 
dated 03.07.2019 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; And whereas objections have been 
received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority; And whereas, in 
pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to 
the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; And further, in pursuance of 
sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this 
notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central 
Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH16 in the 

stretch of land from Km 284 to Km 355 in the district of GANJAM in the state of ODISHA 


State : ODISHA 


District : GANJAM 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Khalikote 


Viilage : Gurapalli 


1 


222 


Private 


Padara I 


0.0162 


Khali Parida , S /o . Mohan Parida 
222 


2 


224 


Private 


Padara I 


0.004 


Khali Parida, S /o . Mohan Parida 
224 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii)] 


3 


238 


Government 


Patita 


0.0161 


A.J.A 
238 


4 


329 


Private 


Barasadhara II 10.0085 


M.Kalia Patra , S /o . M.Katari Patra & 
Others 
329 


5 


329 


Private 


Barasadhara II 10.0016 


Anita Sahu , W / o . Daka Sahu 
329/1571(P ) 


6 


330 


Private 


Barasadhara II | 0.032 


M.Kalia Patra , S / o . M.Katari Patra & 
Others 
330 


7 


330 


Private 


Barasadhara II | 0.0068 


Artatrana Mahapatra, S /o . Gopal 
Chandra Mahapatra 
330/1546 ( P ) 


8 


330 


Private 


Barasadhara II 10.0068 


Tapan Kumar Palo , S /o . Godabari 
Palo 
330/1569 ( P ) 


9 


331 


Government 


Nala 


0.006 


Rakhita 
331 


10 


333 


Private 


Barasadhara II 10.0404 


Sri Jena Budhiani Thakurani 
333 


11 


334 


Government 


Rasta 


0.008 


Sarvasadharana 
334 


12 


336 


Private 


Barasadhara II 10.0522 


M.Radhiamma, W /o . M.Mallu 
336 


13 


336 


Private 


Barasadhara II || 0.0073 


Rashmita Parida , W /o . Hatia Parida 
336/1626 ( P ) 


14 


337 


Private 


Barasadhara I 


0.004 


M.Radhiamma, W /o . M.Mallu 
337 


15 


338 


Private 


Barasadhara II 10.0222 


A.Laxmi Patra , W /o . A. Laxman Patra 
338 


16 


339 


Private 


Barasadhara II 10.008 


A.Laxmi Patra , W / o . A.Laxman Patra 
339 


17 


340 


Private 


Barasadhara II | 0.0045 


Manjubala Mallik , W /o . Ramesh 
Chandra Mallik 
340/1467 (P ) 


18 


349 


Private 


Barasadhara I 


0.004 


K.Dandapani Patra , Slo . K. Loka 
Patra 
349 


19 


350 


Private 


Barasadhara I 


0.0117 


K.Gobinda Patra , S /o . K. Bhagirathi 
Patra 
350 


20 


350 


Private 


Barasadhara I 


0.0053 


Anita Sahu , W /o . Daka Sahu 
350/1570 (P ) 
Suman Kumar Maharana , S /o . Surya 
Narayan Maharana 
350/1863( P ) 


21 


350 


Private 


Barasadhara I 


0.0102 


22 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.0162 


Sakambari Sahu , W /o . Bhagaban 
Sahu 
351/1482 (P ) 


23 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.0048 


Sakambari Sahu, W /o . Bhagaban Sahu 
351/1480 (P ) 


TTT 11_UE 3 (ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


24 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.0194 


Bhaskar Sahu , S /o . Narayan Sahu 
351/1608 ( P ) 


25 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.012 


Harsha Samal, S /o . Bhikari Samal 
351/1836 ( P ) 
Ganapati Parida , S /o . Ananda Parida 
351/1868 ( P ) 


26 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.0154 


27 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.015 


Gitanjali Parida, W /o . Anil Parida 
351/1806 ( P ) 


28 


351 


Private 


Barasadhara I 


0.0062 


Goli Sing, W /o . Bijaya Sing 
351/1840 ( P ) 


29 


353 


Private 


Barasadhara I 


0.0138 


Goli Sing , W /o . Bijaya Sing 
353/1711 ( P ) 


30 


353 


Private 


Barasadhara I 


0.0166 


Sadhabani Pradhan , W /o . Prakash 
Pradhan 
353/1822 ( P ) 


31 


354 


Private 


Barasadhara I 


0.0182 


Santa Gouda, Slo . Kasinath Gouda & 
Others 
354 


32 


354 


Private 


Barasadhara I 


0.0082 


K.Padmanav Reddy, Slo . K. Trinath 
Reddy 
354/1609 ( P ) 


33 


355 


Private 


Barasadhara I 


0.0566 


M.Punia Patra, S /o . M.Narayan Patra 
355 


34 


593 


Private 


Billa Dofasali 


0.0138 


Simanchal Sahu , S /o . Khali Sahu 
593/1663( P ) 


35 


593 


Private 


Billa Dofasali 


0.0186 


M.Satyabhama Patra , W /o . Khaira 
Patra 
593/1858 ( P ) 


36 


594 


Private 


Bila Dofasali 


0.041 


M.Agadhu Patra, M. Sakil Patra, Slo . 
M. Bhubani & Others 
594 


37 


596 


Private 


Bila Dofasali 


0.0364 


Burudi Laxman Patra , S /o . Burudi 
Budhia Patra & Others 
596 


38 


597 


Private 


Bila Dofasali 


0.0082 


Burudi Laxman Patra , S /o . Burudi 
Budhia Patra & Others 
597 


TOTAL 


0.5962 


[F.No. NHAI/ 11019 /02/Bhubaneswar- Puintola (LA 3a ) 2018 /PIŲ /BBSR / 3A3/ 3D3] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054.MANOJ KUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed by MANOJKUMAR 


Date: 2020.05.18 18:24:37 + 05 30 


